निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 329 ) 


4 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 23 फरवरी 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- - 


अधिसूचना 
30 जनवरी 2015 


सं० 17 / स्था० - 08 - 01 / 2013 सा०प्र० - 1733 — बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को 
स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने ( स्तम्भ - 4 में ) अंकित विभाग / कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है: 
| क्र0 अवर सचिव का नाम वर्तमान पदस्थापन पदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम 
2 

4 
1 श्री शालीग्राम प्रसाद भवन निर्माण विभाग 

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 
| 2 श्री मो0 असलम उद्दीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विधि विभाग 
3 | श्री मोहन पासवान जल संसाधन विभाग 

भवन निर्माण विभाग 
श्री ददन प्रसाद 

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
कल्याण विभाग 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 329-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


